सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
18 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -427 राँची , बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
01 जुलाई , 2021 


संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01 / 2015 का . - 2884 - श्री अखलेश कुमार सिन्हा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
795/03 , गृह जिला- प 0 सिंहभूम ) उप सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , , 
राँची को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त साहेबगंज जिला के महिला थाना प्रभारी , पुलिस 
अवर निरीक्षक , रूपा तिर्की की अप्राकृतिक मृत्यु की जाँच हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 
अधिसूचना संख्या -1860 दिनांक 08.06.2021 द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) श्री 
विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष के सचिव के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 427 -- 50 


